निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 569 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 जून 2014 
सं0 22 / नि०सि० (मोती ) - 08 - 04 / 2012 / 765 — श्री जगनारायण चौधरी (I . D . N0 - 4891 ), तत्कालीन 
सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी के विरूद्ध निगरानी तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा निष्पादित जाँच के 
उपरांत वित्तीय वर्ष 2011 - 12 में केन्द्रीय गोदाम, मोतिहारी में पोरक्यूपाईन निर्माण कार्य में 03 मीटर लम्बे एक बीम में 
21 अदद रिंग ( Stirrups) के स्थान पर औसतन 12 अदद रिंग ( Stirrups) ही पाये गये तथा कराया गया 
Concreting कार्य 1.1.5:3 के स्थान पर 1.3:3. 88:5. 22 के अनुपात में पाया गया । उक्त न्यून विशिष्टि के कार्य के 
कारण सरकार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी जिसके प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरूद्ध सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय संकल्प संख्या - 121 
दिनांक 29.01 . 13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया । उक्त 
प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक - 26 दिनांक 08. 01 .14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री 
चौधरी द्वारा अपने पत्रांक - 00 दिनांक 20 .02.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा 
विभाग के स्तर पर की गई । समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी, सहायक अभियंता द्वारा मात्र उक्त न्यून विशिष्टि के 
कार्यों का पाँचवा एवं अंतिम विपत्र की जाँच करते हुए कार्य विशिष्टि के अनुसार पूर्ण किये जाने संबंधित प्रमाण 
मापपुस्त में अंकित कर भुगतान हेतु अनुशंसा किया गया । इन्हे कम से कम क्षेत्रीय गुण नियंत्रण ईकाई से प्राप्त कंक्रीट 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जुलाई 2014 
के जाँचफल के अवलोकन के पश्चात ही अंतिम विपत्र प्रमंडल में प्रस्तुत करना चाहिए था , जिसका पालन इनके द्वारा 
नहीं किया गया । अतः श्री चौधरी के विरूद्ध न्यून विशिष्टि के कार्यो का पंचम एवं अंतिम विपत्र जाँचोपरान्त उपस्थापित 
करने के आरोप को प्रमाणित पाया गया । 

मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी, तत्0 सहायक अभियंता को निम्न 
दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया - 


(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
उक्त दंड , श्री चौधरी, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 569 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


